. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 चैत्र , 1940 ( श० ) 


संख्या- 343 राँची, मंगलवार , 


27 मार्च, 2018 ( ई० ) 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग। 


अधिसूचना 
23 मार्च, 2018 ई० 


संख्या- 13/ डी1- 105/2005- 1726 / सी०-- गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-I- 21015/ 07/ 2018-IPS-III , 
दिनांक 23 फरवरी, 2018 के आलोक में श्री राकेश बंसल, भा०पु०से० ( झाः 2007) समादेष्टा , झारखण्ड 
सशस्त्र पुलिस -02 , टाटीसिल्वे, राची को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर उप सचिव , मंत्रीमंडल सचिवालय 
के पद पर योगदान किए जाने हेतु अधिसूचना निर्गत की तिथि से विरमित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम लखन राम , 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 343 -- 50 


